रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


M 


सत्यमेवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3. - - Sub - section (i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 638 ] 
No. 638 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 27 , 2000 / पौष 6 , 1922 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27 , 2000 /PAUSA 6 , 1922 


श्रम मंत्रालय 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th December , 2000 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 दिसम्बर , 2000 
सा . का . नि . 943( अ ) - केन्द्रीय सरकार, चूना पत्थर और 
डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 ( 1972 का 
62 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत 
सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं . सा . का . नि . 484 ( अ ) 
तारीख 22 अप्रैल , 1988 को , उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते 
हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप 
किया गया है, चूना पत्थर और डोलोमाइट की एक रुपया प्रति मीट्रिक 
टन की दर को , उस दर के रूप में नियत करती है जिस पर , इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चूना पत्थर और 
डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 के प्रयोजनों के 
लिए उपकर के रूप में उत्पाद शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया 
जाएगा । 


G . S . R . 943 ( E ). - In exercise of the powers 
conferred by section 3 of the Limestone and Dolomite 
Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972 ) and 
in supersession of the notification of the Government of 
Indiainthe Ministry of Labour , Number G .S . R. 484 ( E ), 
dated the 22nd April , 1988 , except as respects things done 
or omitted to be done before such supersession , the Central 
Government hereby fixes the rate of rupee one per metric 
tonne of limestone and dolomite , as the rate at which the 
duty of excise shall be levied and collected by way of 
cess for the purpose of the Limestone and Dolomite Mines 
Labour Welfare Fund Act, 1972 with effect from the date 
of publication of this notification in the Official Gazette . 

[ F. No . S - 50012 / 1/ 2000 - W . II ) 

S. K. DAS, Jt . Secy . 


[ फा . सं . एस - 50012/ 1/2000 - डब्ल्यू . II ] 

एस. के . दास, संयुक्त सचिव 


